निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 556) 


10 आषाढ़ 1938 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 1 जुलाई 2016 

गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

30 जून 2016 
सं० बी0 / विo - आयोग - 01 / 2015- 6311 / सी0 - चूँकि गृह विभाग (विशेष शाखा) की अधिसूचना संख्या 08 / प्र०स०को० / 
2015- 650 / प्र०स०को०, दिनांक 23.08.2015 / 01 सितम्बर, 2015 द्वारा लोक महत्व के विषय अर्थात् दिनांक 21.08.2015 को राजकीय 
अतिथिशाला में लिफ्ट के फँस जाने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए बिहार के राज्यपाल ने कर्म 
( स0 -60 / 1952) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शिशिर सिन्हा तदेन प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग सम्प्रति 
विकास आयुक्त, योजना विकास विभाग , बिहार, पटना की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था । विभागीय अधिसूचना सं0 
10799 दिनांक 28.09.2015 द्वारा इस आयोग का अंतिम अवधि विस्तार दिनांक 22.10. 2015 तक किया गया था । 

___ आयोग द्वारा दिनांक 22.01. 2016 को अपना जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जा चुका है । अतः उपर्युक्त स्थिति में 
दिनांक 23.01.2016 के प्रभाव से राजकीय अतिथिशाला, पटना में लिफ्ट फँस जाने की जाँच हेतु गठित जाँच आयोग को विघटित किया 
जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


ET TOE ( 3FITETU ), 1 CIS 2016 

Home Department 
(Special Branch ) 


NOTIFICATION 

30ʻh June 2016 
No . B /Misc . Commission -01/ 2015 -6311/ C . — Whereas vide Home Department 
(Special Branch ) Notification No .-08 /P . S .C / 2015 -650 , Dated 23/ 08 / 2015 / 01/09/ 2015 , the 
Governor of Bihar was pleased to constitute an Enquiry Commission under the Commission 
of Inquiry Act, 1952 (No. 60 , 1952 ) for inquiring into the trapping in lift incident occurred 
in the night of 21/08 / 2015 at State Guest House , Patna under the chairmanship of Shri 
Shishir Sinha, then Principal Secretary , Cabinet Secretariat Department now Development 
Commissioner, Planning & Development Department, Bihar , Patna . The last extension for 
commission was granted upto 22 . 10 . 2015 vide departmental notification No .- 10799 dt. 
28 . 09. 2015 . 

The Commission has submitted its final inquiry report to the government on 
22 .01 .2016 . Therefore , in the circumstances , the constituted inquiry Commission for 
inquiring into the trapping in Lift incident in State Guest House, Patna is dissolved w .e.f. 
23 .01.2016 . 


By order of the Governor of Bihar , 

JITENDRA KUMAR 
Special Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 37RITET UT ) 556 -571 + 100 - odontol 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


